सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 278 राँची, गुरुवार , 


27 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
18 फ़रवरी, 2019 


संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का .- 1541-- श्री मनमोहन प्रसाद, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
691A03, गृह जिला- नवादा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् जमशेदपुर के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का .-1542-- श्री राजेश कुमार सिंह , झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच, गृह 
जिला- गोड्डा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप नगर 
आयुक्त, धनबाद नगर निगम, धनबाद के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या -03 / पद०-01( क) -02/2019 का .- 1543-- श्री बिपिन कुमार दुबे, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला- गढ़वा), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री दुबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् चतरा जिला के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


का. 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय , झा ०प्र ० से ० 
( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- पलामू), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II . श्री पाण्डेय को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् दुमका जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01 ( क ) -02/2019 का.- 1545-- श्री आशफ अली, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
811/03 , गृह जिला- राँची), योगदान की प्रत्याशा में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री अली को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् दुमका सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03 /पद०-01 (क) -02/2019 का.- 1546-- श्री सुबोध कुमार , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- हजारीबाग), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् गढ़वा के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


का. 


संख्या -03/पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1547-- श्री नारायण राम , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित 
बैच , गृह जिला- गिरिडीह), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , 
लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II . श्री राम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् लोहरदगा जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 1548- श्री मनोज कुमार तिवारी, झा ० प्र ० से ० 
( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- गढ़वा), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, मेदनीनगर (डालटेनगंज ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री तिवारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् मेदनीनगर 
( डालटेनगंज ) के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या -03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1549-- श्रीमती श्वेता, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय गृह 
जिला- पूर्णिया ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने 
वेतनमान में सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बेच, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 


3 


संख्या-03 / पद0-01( क) -02/2019 का.- 1550-- श्रीमती सुषमा बड़ाईक, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती बड़ाईक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् रामगढ़ 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1551-- श्री रविन्द्र गगराई, झा ० प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- प० सिंहभूम), कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूटी सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री गगराई को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् जमशेदपुर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या -03/ पद०01 ( क ) -02/2019 का.- 1552-- श्री विकास तिर्की, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री तिर्की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् धनबाद जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या -03/पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1553-- श्रीमती उषा मुण्डू, झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी , सिमडेगा को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी, छूटी सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती मुण्डू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् छूटी सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 
संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 

1554- श्री कुमार मंयक भूषण, झा ०प्र ० से ० 
( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- लोहरदगा), कार्यपालक दण्डाधिकारी , सिमडेगा को स्थानांतरित 
करते हुए 

अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , नगर उटारी ( गढ़वा ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
II. श्री भूषण को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् नगर उटारी 
( गढ़वा) के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या -03 / पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1555-- सुश्री छन्दा भट्टाचार्टी, झा ० प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो ( तेनुघाट ), बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. सुश्री भट्टाचार्टी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् बेरमो 
( तेनुघाट ), बोकारो के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का .-1556-- श्रीमती अनिता केरकेट्टा, झा ० प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- सिमडेगा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


का. 


II. श्रीमती केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गढ़वा जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या-03/पद-०01(क )-02/2019 का.- 1557-- सुश्री यस्मिता सिंह, झा ०प्र ०से ० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. सुश्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गुमला जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1558-- श्री डेविड बलिहार , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
801/03 , गृह जिला- राँची ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री बलिहार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् हजारीबाग जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद0-01( क )-02/2019 का.- 1559-- श्री देवेन्द्र कुमार दास, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 
बैच , गृह जिला- हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला सदर (पूर्वी सिंहभूम ) को स्थानांतरित 
करते हुए 

अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II . श्री दास को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् साहेबगंज जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का.- 1560-- सुश्री रोशमा डुंगडुंग , झा ०प्र ० से० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- सिमडेगा ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए अग 

अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. सुश्री डुंगडुंग को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् जामताड़ा 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03 /पद०-01(क) -02/2019 का.- 1561-- श्रीमती अनुराधा कुमारी, झा ०प्र ० से० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, (पोड़ाहाट ) चक्रधरपुर , पश्चिमी सिंहभूम को स्थानांतरित करते 
हुए 

अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् लोहरदगा 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या-03/ पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1562-- श्री बाल किशोर महतो, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय 
सीमित बैच , गृह जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला सदर को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री महतो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् साहेबगंज सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या -03 / पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1563-- श्रीमती मधु कुमारी, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- पटना, बिहार), कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चास सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् चास सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 


5 


संख्या-03 /पद०-01( क)-02/2019 का.- 1564-- श्री विवेक कुमार मेहता, झा ०प्र ० से० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- गिरिडीह ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II . श्री मेहता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् चाईबासा के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03 /पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1565-- सुश्री वेदवन्ती कुमारी, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- कोडरमा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. सुश्री कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् रामगढ़ जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1566-- श्रीमती मोनिका रानी टुटी , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय 
बैच , गृह जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्रीमती टुटी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् गुमला जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क) -02/2019 का.- 1567-- श्रीमती साधना जयपुरियार , झा ०प्र ० से० (प्रथम 
बैच, गृह जिला- मेदिनीनगर), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्रीमती जयपुरियार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् राँची 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03 /पद0-01(क )-02/2019 का.- 1568-- श्रीमती पुनम कच्छप, झा ०प्र ० से० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , गढ़वा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्रीमती कच्छप को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् गढ़वा सदर 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद०-01(क ) -02/2019 का.- 1569-- श्री टुडू दिलीप, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित बैच , 
गृह जिला- गोड्डा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो ( तेनुघाट ), बोकारो को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरिया ( चतरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री दिलीप को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् सिमरिया ( चतरा ) 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या-03/पद०-01( क )-02/2019 का.- 1570-- सुश्री सुकेशनी केरकेट्टा, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- सिमडेगा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. सुश्री केरकेट्टा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् हजारीबाग 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03 /पद०-01(क )-02/2019 का.- 1571-- श्री पुष्कर सिंह मुण्डा, झा ०प्र ० से० ( द्वितीय 
सीमित बैच , गृह जिला- रांची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री मुण्डा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् खूटी जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का.- 1572-- श्रीमती मधुश्री मिश्रा, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II . श्रीमती मिश्रा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् सिमडेगा जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


ख्या -03/पद०-01( क) -02/2019 का.- 1573-- मो ० सहजाद परवेज , झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- हजारीबाग), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी ,सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. मो ० परवेज को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् सिमडेगा जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03/पद०-01( क ) -02/2019 का.- 1574-- श्री बीरेन्द्र किन्डो, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित 
बैच, गृह जिला- गुमला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री किन्डो को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् घाटशिला सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03/पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1575-- श्री इमानुएल जयबीरस लकड़ा, झा ० प्र ० से ० 
( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला- लोहरदगा), कार्यपालक दण्डाधिकारी , नगर उटारी ( गढ़वा) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


I. श्री लकड़ा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् हजारीबाग सदर 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 


7 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1576-- सुश्री प्रीतिलता मुर्मू, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- साहेबगंज), कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , लातेहार सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. सुश्री मुर्मू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् लातेहार सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का.- 1577-- श्री सुदेश कुमार , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित बैच , 
गृह जिला- देवघर), कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गिरिडीह जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद-०01(क )-02/2019 का.- 1578-- सुश्री प्रतिभा कुजूर , झा ०प्र ० से० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी , जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , गोड्डा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. सुश्री कुजूर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गोड्डा सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1579-- श्री फुलेश्वर मुर्मू , झा ०प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित 
बैच, गृह जिला- देवघर), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा सदर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री मुर्मू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् जमशेदपुर के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क )-02/2019 का.- 1580-- श्री मोहन लाल मराण्डी, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- गोड्डा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री मराण्डी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् लातेहार जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1581-- श्री पवन कुमार, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
663/03, गृह जिला- हजारीबाग), भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा ( अतिरिक्त प्रभार अतिरिक्त प्रभार 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा) की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से 
वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् राँची जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


8 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 
संख्या -03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1582-- श्री प्रमोद कुमार झा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
621/03, गृह जिला- दरभंगा), की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से 
वापस लेते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


II. श्री झा , को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् सरायकेला- खरसावां 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01( क) -02/2019 का.- 1583-- श्री मनोज कुमार , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- रामगढ), उप नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम, धनबाद ( अवक्रमित करते हुए अपने वेतनमान 
में पदस्थापित) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट 
( चक्रधरपुर ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् पोड़ाहाट 
( चक्रधरपुर ) के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद०-01 (क) -02/2019 का.- 1584-- श्रीमती शीतल कुमारी, झा ० प्र ० से० (पंचम बैच , 
गृह जिला- राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने 
वेतनमान में सहायक निदेशक, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-03 / पद०-01( क) -02/2019 का.- 1585-- श्री केवल कृष्ण अग्रवाल , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- हजारीबाग ), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हंटरगंज ( चतरा ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें कार्यपालक दण्डाधिकारी, रांची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


II . श्री अग्रवाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् राँची जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/ पद०-01 (क )-02/2019 का.- 1586-- श्री कानू राम नाग, झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- प० सिंहभूम), कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
II. श्री नाग को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् जमशेदपुर के लिए 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या -03 / पद०-01( क )-02/2019 का.- 1587-- श्रीमती शशि नीलिमा डुंगडुंग, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ 
बैच , गृह जिला- प ० सिंहभूम), कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रांची सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्रीमती डुंगडुंग को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2 , 1974 की धारा 20) के तहत् रांची सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 27 मार्च, 2019 


9 


संख्या-03/पद०-01( क) -02/2019 का.- 1588-- श्रीमती मेरी मड़की, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- सिमडेगा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, रंका, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


II. श्रीमती मड़की को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् रांची जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-03/पद०-01(क )-02/2019 का.- 1589-- श्री समीर अल्फ्रेड मुर्मू, झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच, 
गृह जिला- गोड्डा), कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


संख्या-03/पद०-01(क ) -02/2019 का.- 1590-- श्री अनिल कुमार सिंह, झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- सारण), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है। 

2. सभी संबंधित पदाधिकारी धारित पद का प्रभार त्याग कर दिनांक 23.02.2019 तक नव 
पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के ० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 278 -- 50 


